Regd . No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्याग जयते 


सरकार 


हरिया 


GOVTOS 


WARYAN 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 33-2016 ] 


चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 16 अगस्त , 2016 

( 25 श्रावण , 1938 शक ) 


विधायी परिशिष्ट 


क्रमांक 


विषय वस्तु 


पृष्ठ 


भाग- I 


अधिनियम 


कुछ नहीं 


भाग- II 


अध्यादेश 


कुछ नहीं 


भाग-III 


प्रत्यायोजित विधान 


1 . 


343-350 


2 . 


अधिसूचना संख्या का 0 आ 0 25 / के 0 अ0 5 / 1923 / धा 0 29/2016, 
दिनांक 9 अगस्त, 2016 - पंजाब बॉयलर (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016. 
अधिसूचना संख्या का 0 आ 0 26 / के 0 अ 0 5 / 1923 / धा 0 29/2016, 
दिनांक 9 अगस्त, 2016 -पंजाब मितव्ययक ( हरियाणा संशोधन ) नियम, 2016. 
( प्राधिकृत अंग्रेजी 

अनुवाद सहित ) 
शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 


351-358 


भाग-IV 


कुछ नहीं 


Price : Rs . 5.00 


(liv ) 


343 


HARYANA GOVT . GAZ. AUG. 16, 2016 

( SRVN. 25, 1938 SAKA) 


1 . 


2 . 


। 


करेगी । 


भाग- III 
हरियाणा सरकार 
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 9 अगस्त, 2016 
संख्या का 0 आ 0 25 / के 0 अ0 5 / 1923 / धा 0 29 / 2016. - बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 5), 
की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, पंजाब बॉयलर नियम, 1926, 
हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: 

ये नियम पंजाब बॉयलर (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं । 
पंजाब बॉयलर नियम, 1926 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 27 के बाद, निम्नलिखित 
नियम रखे जाएंगे, अर्थात् : 
" 27 क बॉयलर का पंजीकरण तथा नवीकरण.- (1) बॉयलर स्वामियों को बॉयलर संचालन इंजीनियर नियम , 2011 के 

अधीन मान्यताप्राप्त बॉयलर संचालन इंजीनियरों अथवा प्ररूप ङ में वर्णित किसी तृतीय पक्ष निरीक्षण 
एजेंसियों से बॉयलरों के पंजीकरण तथा नवीकरण के प्रयोजनों हेतु निरीक्षण कार्यान्वित करने के लिए 
आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा । बॉयलर संचालन इंजीनियर प्ररूप ग के अनुसार रिपोर्ट 

प्रस्तुत 
करेगा । तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेन्सी प्ररूप घ के अनुसार 

रिपोर्ट 

प्रस्तुत 
( 2 ) प्रमाण - पत्र की नवीकरण की दशा में.- बॉयलर स्वामी ऑनलाइन साधन के माध्यम से हरियाणा बॉयलर 

निरीक्षणालय को निरीक्षण की तिथि से सात दिन के भीतर बॉयलर संचालन इंजीनियर अथवा तृतीय पक्ष 
निरीक्षण एजेन्सी, जैसी भी स्थिति हो , से निरीक्षण रिपोर्ट की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा । बॉयलर संचालन 
इंजीनियर अथवा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेन्सियों से निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, हरियाणा बॉयलर 
निरीक्षणालय , निरीक्षण ज्ञापन पुस्तिका में निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति चिपकाएगा तथा पंजीकरण के 
नवीकरण की दशा में सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सात दिन के भीतर 
ऑनलाइन साधन के माध्यम से बॉयलर स्वामी को वापिस लौटाएगा । प्रमाण - पत्र की नवीकरण की प्रक्रिया 

हरियाणा बॉयलर निरीक्षणालय की अभिस्वीकृति के बाद पूर्ण हुई समझी जाएगी । 
( 3) बॉयलरों के पंजीकरण की दशा में ,- बॉयलर स्वामी ऑनलाइन साधन के माध्यम से हरियाणा बॉयलर 

निरीक्षणालय को निरीक्षण की तिथि से सात दिन के भीतर बॉयलर संचालन इंजीनियर अथवा तृतीय पक्ष 
निरीक्षण एजेंसी, जैसी भी स्थिति हो, से निरीक्षण रिपोर्ट की दो प्रतियां प्रस्तुत करेगा । हरियाणा बॉयलर 
निरीक्षणालय ऑनलाइन साधन द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिन के भीतर बॉयलर रजिस्ट्री 
संख्या आबन्टित करेगा तथा दस दिन के भीतर ऑनलाइन साधन के माध्यम से बॉयलर स्वामी को बॉयलर 
रजिस्ट्री संख्या दर्शाते हुए सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत निरीक्षण रिपोर्ट , जैसी भी स्थिति हो , की एक प्रति 
वापिस लौटाएगा । हरियाणा बॉयलर निरीक्षणालय द्वारा अभिस्वीकृत के अनुसरण में , बॉयलर के प्रमाणीकरण 
की प्रक्रिया अभिस्वीकृति की तिथि के एक मास के भीतर बॉयलर स्वामी द्वारा बॉयलर पर अंकित बायलर 

रजिस्ट्री संख्या प्राप्त करने के बाद पूर्ण हुई समझी जाएगी । 
27 ख . विनिर्माण के दौरान बॉयलरों तथा बॉयलरों के घटकों का निरीक्षण.- राज्य में बॉयलरों तथा बॉयलर घटक 

विनिर्माताओं को भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के अनुसार तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों से बॉयलरों तथा 
इसकी इकाइयों को निरीक्षित तथा प्रमाणित करवाने का विकल्प भी होगा । 
सामान्य–(1) यदि कोई व्यक्ति पुराना बॉयलर खरीदता है तो वह बॉयलर अपने नाम पर पंजीकृत करवाएगा । 
( 2) बॉयलर स्वामी, बॉयलर संचालन इंजीनियर या तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों, जैसी भी स्थिति हो , 

बॉयलरों के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में बॉयलर अधिनियम , 1923 तथा इसके अधीन 
बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का अनुसरण करेगा / करेगी तथा उक्त अधिनियम , 
नियमों तथा विनियमों के विरुद्ध की गई किसी भूल - चूक के लिये दायी तथा उत्तरदायी 
होगा / होगी तथा इसमें निरीक्षण / पंजीकरण कार्यान्वित करने से बॉयलर तथा बॉयलर संचालन 

इंजीनियर अथवा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी का अपंजीकरण भी शामिल है । 
( 3 ) बॉयलर स्वामी, अनुमोदित निर्माता / वेल्डर / मिस्त्री से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा 

कि बॉयलर , बॉयलर अधिनियम, 1923 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के 
उपबन्धों के अनुसार स्थापित किया गया है । 
उक्त नियमों में , प्ररूप ख के बाद , निम्नलिखित प्ररूप रखें जाएंगे , अर्थात्: 


- 


27 ग . 


344 


HARYANA GOVT . GAZ . AUG . 16 , 2016 

(SRVN. 25 , 1938 SAKA) 


क . 


ख . 


प्ररूप ग 
{ देखिए नियम 27 क ( 1) } 

बॉयलर संचालन इंजीनियर से निरीक्षण रिपोर्ट 
बॉयलर रजिस्ट्री संख्या 
( यदि पंजीकृत नहीं है, तो निर्माता संख्या ) 
बॉयलर स्वामी का नाम, पता, दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या और ई - मेल पताः 
पता जहां बॉयलर स्थापित किया गया है: 
बॉयलर की उपयुक्तता रिपोर्ट देने वाले बायलर संचालन इंजीनियर का नाम, पता , दूरभाष संख्या और ई.मेल पताः 
बॉयलर संचालन इंजीनियर का प्रमाण - पत्र (प्रति संलग्न ) । 

मैंने स्वयं हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या दिनांक . के अधीन यथा अपेक्षित बॉयलर स्वामी 
के अनुरोध पर दिनांक को उपरोक्त बॉयलर का निरीक्षण किया है और मैं, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि बॉयलर 
12 मास की और अवधि अर्थात् दिनांक 

से .... तक के लिए 

के दाब पर उपयोग हेतु संचालन के 
लिए फिट है । 


ग . 


घ . 


ड . 


बॉयलर श्री .. 

और श्री 

बॉयलर अटैण्डेंट प्रथम श्रेणी / बॉयलर अटैण्डेट द्वितीय श्रेणी / 
बॉयलर संचालन इंजीनियर के प्रभाराधीन में है और बॉयलर का संचालन कर रहे हैं । 


बॉयलर संचालन इंजीनियर के हस्ताक्षर 


बॉयलर स्वामी के हस्ताक्षर 


दिनांक: 


स्थानः 


345 


HARYANA GOVT . GAZ . AUG . 16 , 2016 

( SRVN. 25, 1938 SAKA) 


प्ररूप घ 

{ देखिए नियम 27 क (1)} 
तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण रिपोर्ट 


क . 


ख . 


ग . 


बॉयलर का रजिस्ट्री संख्याः 
( यदि पंजीकृत नहीं है, तो निर्माता संख्या) 
बॉयलर स्वामी का नाम, पता, दूरभाष संख्या , मोबाईल संख्या और इ - मेल पताः 
पता जहां बॉयलर स्थापित किया गया है: 
बॉयलर की उपयुक्तता रिपोर्ट देने वाले तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी का नाम , पता, दूरभाष संख्या और इ - मेल पताः 
तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी का प्रमाण - पत्र (प्रति संलग्न) । 

मैंने स्वयं हरियाणा सरकार के अधिसूचना संख्या ..... दिनांक. के अधीन यथा अपेक्षित बॉयलर स्वामी के 
अनुरोध पर दिनांक को उपरोक्त बॉयलर का निरीक्षण किया है और मैं , इसके द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि बॉयलर 
12 मास की और अवधि अर्थात् दिनांक 

से तक के लिए 

के दाब पर उपयोग हेतु संचालन के 
लिए फिट है । 


घ . 


ड . 


बॉयलर श्री ... 

और श्री 

बॉयलर अटैण्डेंट प्रथम श्रेणी / बॉयलर अटैण्डेट द्वितीय 
श्रेणी / बॉयलर संचालन इंजीनियर के प्रभाराधीन में है और बॉयलर का संचालन कर रहे हैं । 


बॉयलर स्वामी के हस्ताक्षर 


तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के 
हस्ताक्षर 


दिनांक: 


स्थानः 


346 


HARYANA GOVT . GAZ . AUG . 16 , 2016 

( SRVN. 25 , 1938 SAKA) 


प्ररूप ड़ 

{ देखिए नियम 27 क (1)} 
अनुमोदित तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों की सूची 


1 . 


2 . 


3. 


मैसर्ज आर डब्लयू 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


मैसर्ज हारफोर्ड स्टीम बॉयलर इन्सपैक्शन एण्ड इन्शोरेंस कम्पनी 
मैसर्ज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 

टी यू 

वी 
मैसर्ज जापान इन्सपैक्शन कम्पनी लिमिटेड 
मैसर्ज एस जी एस कोरिया कम्पनी लिमिटेड 
मैसर्ज ब्यूरो वरटास 
मैसर्ज डेट नरसके वरटास 
मैसर्ज लायड रजिस्टर एशिया 
मैसर्ज टैक्नीशर उबेरवाच्यूंगस वरेन 
मैसर्ज वलोसी सर्टीफिकेशन ब्यूरो लिमिटेड 
मैसर्ज ए बी एस सी कंसलटिंग आईएनसीएल 
मैसर्ज मूडी इंटरनेशनल लिमिटेड 
मैसर्ज रायल एण्ड सनअलायन्स इंजीनियरिंग 
मैसर्ज इन्टरटेक टेस्टिंग सर्विसेज, जापान । ” | 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12. 


13. 


14. 


देवेन्द्र सिंह 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग । 


347 


HARYANA GOVT. GAZ . AUG . 16 , 2016 

(SRVN . 25 , 1938 SAKA ) 


[ Authorized English Translation ] 
HARYANA GOVERNMENT 
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT 

Notification 

The 9th August , 2016 
No. S.O. 25 / C.A./ 1923/S . 29/2016.— In exercise of the powers conferred by section 29 of the Boilers Act, 
1923 (Central Act 5 of 1923 ), the Governor ofHaryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab 
Boilers Rules , 1926 in their application to the State of Haryana, namely : 
1 . These rules may be called the Punjab Boilers (Haryana Amendment) Rules, 2016 . 
2 . In the Punjab Boilers Rules , 1926 (hereinafter called the said rules ), after rule 27 , the following rules shall be 

inserted , namely : 
“ 27A . Registration and Renewal of Boiler .-( 1) The boiler owners shall have an option to submit 

applications for carrying out inspections for the purposes of registration and renewal of boilers to the 
Boiler Operation Engineers as recognized under the Boiler Operation Engineers ’ Rules, 2011 or to 
any of the Third Party Inspection Agencies mentioned in Form E. The Boiler Operation Engineer shall 
submit the Inspection Report as per Form C. The Third Party Inspection Agency shall submit 

Inspection Report as per Form D. 
( 2 ) In case of renewal of certificate , the boiler owner shall submit two copies of Inspection Report from 

Boiler Operation Engineer or Third Party Inspection Agencies as the case may be within seven days 
from the date of inspection with the Haryana Boiler Inspectorate through online means. On receipt of 
Inspection Report of Boiler Operation Engineer or Third Party Inspection Agency , the Haryana Boiler 
Inspectorate shall paste one copy of Inspection Report in the Memorandum of Inspection Book and 
return one copy of Inspection Report duly acknowledged to the owner of the boiler through online 
means within seven days in case of renewal of certificate . The process of renewal of certificate shall 

be deemed to be completed after acknowledgement by the Haryana Boiler Inspectorate. 
( 3 ) In case of registration of the boilers, the boiler owner shall submit two copies of Inspection Report 

from Boiler Operation Engineer or Third Party Inspection Agency , as the case may be, within seven 
days from the date of inspection with the Haryana Boiler Inspectorate through online means. The 
Haryana Boiler Inspectorate shall allot Boiler Registry number within ten days of the receipt of the 
requisite documents by online means and return one copy of Inspection Report duly acknowledged 
indicating the Boiler Registry Number to the owner of the boiler through online means within ten 
days. Pursuant to the acknowledgement by Haryana Boiler Inspectorate, the process of registration of 
boiler shall be deemed to have been completed after the boiler owner gets engraved the boiler registry 

number on the boiler within onemonth of the date ofacknowledgement. 
27B . For inspection of boilers and boiler components during manufacturing :- The boilers and boiler 

component manufacturers in the State shall also have the option of getting boilers and its items 
inspected and certified from the Third Party Inspection Agencies as per the Indian Boiler 

Regulation , 1950 . 
27C . General. - ( 1) In case a person purchases an old boiler, then he shall get the boiler registered in his 

name. 
( 2 ) The owner of the Boiler , the Boiler Operation Engineer or Third Party Inspection Agencies as 

the case may be, shall follow the provisions of the Boilers Act, 1923, rules and regulations 
framed thereunder in respect of inspection and certification of boilers and shall be liable and 
responsible for any act of omission and commission committed against the provisions of said 
Act, rules and regulations, including de-registration of boiler, of Boiler Operation Engineer or 

Third Party Inspection Agency from carrying out inspection / registration work . 
( 3 ) The boiler owner shall obtain a certificate from the duly approved erector/welder /repairer that 

the boiler has been installed as per the provisions of the Boilers Act, 1923 and Rules and 
Regulations made thereunder. 
In the said rules , after Form B , the following forms shall be inserted , namely: 


348 


HARYANA GOVT . GAZ . AUG . 16 , 2016 

(SRVN . 25, 1938 SAKA) 


FORM C 

{ See rule 27 A ( 1) 
Inspection Report by Boiler Operation Engineer 


1 . Registry Number of Boiler 

(Maker Number if not registered ) 
2 . Name, Address, Telephone No., Mobile No. and e -mail address of boiler owner: 
3 . Address where Boiler installed : 
4 . Name, Address, Telephone No., Mobile No. and e-mail address of “ Boiler Operation Engineer ” reporting 

fitness of Boiler : 
5 . Certificate of “ Boiler Operation Engineer" (copy enclosed ): 
I have inspected the above boiler on 

at the request of the boiler owner as required under 
Notification No. 

dated -------- of Government of Haryana and I hereby certify that the boiler is fit to 
operate for use at a pressure of 

for a further period of 12 months i.e. from -----to 
The boiler is under the charge of Shri 

---- and 

Boiler Attendant 
1st Class/ Boiler Attendant 2nd Class/ Boiler Operation Engineer and is operating the boiler . 


Signature of Boiler Operation Engineer 


Signature of Boiler Owner 


Date : 


Place : 


349 


HARYANA GOVT . GAZ . AUG . 16 , 2016 

(SRVN . 25, 1938 SAKA ) 


FORM D 
{ See rule 27 A ( 1) 


Inspection Report by Third Party Inspection Agency 


1 . 


2 . 
3 . 
4 . 


Registry Number of Boiler 
(Maker Number if not registered) 
Name, Address , Telephone No., Mobile No. and e-mail address of boiler owner: 
Address where Boiler installed : 
Name, Address, Telephone No., Mobile No. and e-mail address of Third Party Inspection Agency reporting 
fitness of Boiler : 
Certificate of Third Party Inspection Agency (copy enclosed ) : 


5 . 


I have inspected the above boiler on 

at the request of the boiler owner as required under 
Notification No. 

dated ---- ofGovernment of Haryana and I hereby certify that the boiler is fit to operate 
for use at a pressure of 

for a further period of 12 months i.e. from ----- to 


Boiler Attendant 


The boiler is under the charge of Shri 

--- and 
1st Class/ Boiler Attendant 2nd Class/ Boiler Operation Engineer and is operating the boiler. 


Signature of Boiler Owner 


Signature of the authorised person from 
Third Party Inspection Agency 


Date : 
Place: 


350 


HARYANA GOVT . GAZ . AUG . 16 , 2016 

(SRVN . 25, 1938 SAKA) 


FORME 
{See rule 27 A ( 1)} 


List of the approved Third Party Inspection Agencies 


1 . 


The Harford Steam Boiler Inspection and Insurance Company . 


2 . 


M / s Engineers India Limited . 


3 . 


M / s RWTUV . 


4 . 


M /s Japan Inspection Company Limited . 
M /s SGS Korea Company Limited . 


5 . 


6 . 


M /s Bureau Vertas . 


7 . 


M /s Det Nerske Vertas. 


8 . 


M /s Lloyds Register Asia . 
M /s Technischer Uberwachungs Verain . 


9 . 


10 . 


M /s Valosi Certification Bureau Limited . 


11 . 


12 . 


M /s ABSC Consulting Incl. 
M /s Moody International Limited . 
M /s Royal and Sunalliance Engineering . 
M /s Intertek Testing Services, Japan ” . 


13 . 


14 . 


DEVENDER SINGH , 
Principal Secretary to Government of Haryana , 

Industries and Commerce Department. 


351 


HARYANA GOVT . GAZ. AUG. 16, 2016 

( SRVN. 25, 1938 SAKA) 


1 . 


2. 


" 16 क 


हरियाणा सरकार 
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 9 अगस्त, 2016 
संख्या का 0 आ 0 26 / के 0 अ0 5 / 1923 / धा 0 29 / 2016.- बॉयलर अधिनियम , 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 5), 
की धारा 29 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, 
पंजाब मितव्ययक नियम , 1958, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: 

ये नियम पंजाब मितव्ययक ( हरियाणा संशोधन ) नियम, 2016, कहे जा सकते है । 
पंजाब मितव्ययक नियम, 1958 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 16 के बाद, निम्नलिखित 
नियम रखे जाएंगे , अर्थात्: 

मितव्ययक का पंजीकरण तथा नवीकरण.- (1) मितव्ययक स्वामियों को बॉयलर संचालन इंजीनियर नियम , 
2011 के अधीन मान्यता प्राप्त बॉयलर संचालन इंजीनियरों अथवा प्ररूप चङ में वर्णित किसी तृतीय पक्ष 
निरीक्षण एजेंसियों से मितव्ययकों के पंजीकरण तथा नवीकरण के प्रयोजनों हेतु निरीक्षण कार्यान्वित करने के 
लिए आवेदन प्रस्तुत करने का भी विकल्प होगा । बॉयलर संचालन इंजीनियर प्ररूप घङ के अनुसार रिपोर्ट 
प्रस्तुत करेगा । तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेन्सी प्ररूप ङङ के अनुसार 

रिपोर्ट प्रस्तुत 

करेगी । 
( 2 ) प्रमाण - पत्र की नवीकरण की दशा में , मितव्ययक स्वामी ऑनलाइन साधन के माध्यम से हरियाणा बॉयलर 

निरीक्षणालय को निरीक्षण की तिथि से सात दिन के भीतर बॉयलर संचालन इंजीनियर अथवा तृतीय पक्ष 
निरीक्षण एजेन्सी, जैसी भी स्थिति हो , से निरीक्षण रिपोर्ट की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा । बॉयलर संचालन 
इंजीनियर अथवा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेन्सियों से निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, हरियाणा बॉयलर 
निरीक्षणालय, निरीक्षण ज्ञापन पुस्तिका में निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति चिपकाएगा तथा पंजीकरण के 
नवीकरण की दशा में सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति सात दिन के भीतर 
ऑनलाइन साधन के माध्यम से मितव्ययक स्वामी को वापिस लौटाएगा । प्रमाण - पत्र की नवीकरण की प्रक्रिया 

हरियाणा बॉयलर निरीक्षणालय द्वारा अभिस्वीकृति के बाद पूर्ण हुई समझी जाएगी । 
( 3 ) मितव्ययकों के पंजीकरण की दशा में , मितव्ययक स्वामी ऑनलाईन साधन के माध्यम से हरियाणा बॉयलर 

निरीक्षणालय को निरीक्षण की तिथि से सात दिन के भीतर बॉयलर संचालन इंजीनियर अथवा तृतीय पक्ष 
निरीक्षण एजेंसी, जैसी भी स्थिति हो , से निरीक्षण रिपोर्ट की दो प्रतियां प्रस्तुत करेगा । हरियाणा बॉयलर 
निरीक्षणालय ऑनलाइन साधन द्वारा से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिन के भीतर मितव्ययक 
रजिस्ट्री संख्या आबन्टित करेगा तथा दस दिन के भीतर ऑनलाइन साधन के माध्यम से मितव्ययक स्वामी 
को मितव्ययक रजिस्ट्री संख्या दर्शाते हुए सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत निरीक्षण रिपोर्ट , की एक प्रति वापिस 
लौटाएगा । हरियाणा बॉयलर निरीक्षणालय द्वारा अभिस्वीकृत के अनुसरण में , मितव्ययक के प्रमाणीकरण की 
प्रक्रिया अभिस्वीकृति की तिथि के एक मास के भीतर मितव्ययक स्वामी मितव्ययक पर अंकित मितव्ययक 
रजिस्ट्री संख्या प्राप्त करने के बाद पूर्ण हुई समझी जाएगी । 
विनिर्माण के दौरान मितव्ययकों तथा मितव्ययकों के घटकों का निरीक्षण, - राज्य में मितव्ययकों तथा 
मितव्ययक घटक विनिर्माताओं को भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के अनुसार तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों 

से मितव्ययकों तथा इसकी इकाइयों को निरीक्षित तथा प्रमाणित करवाने का विकल्प भी होगा । 
16 ग . सामान्य- (1) यदि कोई व्यक्ति पुराना मितव्ययक खरीदता है, तो तब वह मितव्ययक अपने नाम पर पंजीकृत 

करवाएगा । 
( 2 ) मितव्ययक स्वामी, बॉयलर संचालन इंजीनियर या तृतीय पक्ष निरीक्षण ऐजेंसियों, जैसी भी स्थिति हो , 

मितव्ययकों के निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में बॉयलर अधिनियम, 1923 तथा इसके अधीन बनाए 
गए नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का अनुसरण करेगा / करेगी तथा उक्त अधिनियम, नियमों तथा 
विनियमों के विरुद्व की गई किसी भूल - चूक के लिये दायी तथा उत्तरदायी होगा / होगी तथा इसमें 
निरीक्षण / पंजीकरण कार्यान्वित करने से मितव्ययक तथा बॉयलर संचालन इंजीनियर अथवा तृतीय पक्ष 

निरीक्षण एजेंसी का अपंजीकरण भी शामिल है । 
( 3) मितव्ययक स्वामी, अनुमोदित निर्माता / वेल्डर / मिस्त्री से इस आशय का एक प्रमाण -पत्र प्राप्त करेगा कि 

मितव्ययक , बॉयलर अधिनियम , 1923 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों के 

अनुसार स्थापित किया गया है । 
( 4) उक्त नियमों में , प्ररूप ग ङ के बाद , निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्: 


16 ख . 


352 


HARYANA GOVT . GAZ. AUG. 16 , 2016 

(SRVN. 25, 1938 SAKA) 


प्ररूप घ ङ 
{ देखिए नियम 16 क ( 1) } 


बॉयलर संचालन इंजीनियर से निरीक्षण रिपोर्ट 


क . 


ग . 


घ . 


मितव्ययक का रजिस्ट्री संख्याः 

( यदि पंजीकृत नहीं है तो निर्माता संख्या) 
ख . 

मितव्ययक स्वामी का नाम, पता , दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या और ई.मेल पताः 
पता जहां मितव्ययक स्थापित किया गया है: 
मितव्ययक की उपयुक्तता रिपोर्ट देने वाले बॉयलर संचालन इंजीनियर का नाम, पता, दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या 

और ई.मेल पताः 
बॉयलर संचालन इंजीनियर का प्रमाण - पत्र (प्रति संलग्न ) । 
मैंने स्वयं हरियाणा सरकार के अधिसूचना संख्या 

दिनांक . के अधीन यथा अपेक्षित मितव्ययक स्वामी 
के अनुरोध पर दिनांक को उपरोक्त मितव्ययक का निरीक्षण किया है और मैं , इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि 
मितव्ययक 24 मास की और अवधि अर्थात् दिनांक से तक के लिए के दाब............... पर उपयोग 
हेतु संचालन के लिए फिट है । 
मितव्ययक श्री . 

और श्री 

बॉयलर अटैण्डेंट प्रथम श्रेणी / बॉयलर अटैण्डेट द्वितीय 
श्रेणी / बॉयलर संचालन इंजीनियर के प्रभाराधीन में है और मितव्ययक का संचालन कर रहे हैं । 


ड . 


.............. 


............. 


बायलर संचालन इंजीनियर के हस्ताक्षर 


मितव्ययक स्वामी के हस्ताक्षर 


दिनांक: 
स्थानः 


353 


HARYANA GOVT . GAZ. AUG. 16, 2016 

( SRVN. 25, 1938 SAKA) 


प्ररूप ङ ङ 


{ देखिए नियम 16 क (1) } 


तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण रिपोर्ट 


क . 


ख . 


ग . 


घ . 


मितव्ययक का रजिस्ट्री संख्याः 
( यदि पंजीकृत नहीं है तो निर्माता संख्या) 
मितव्ययक स्वामी का नाम, पता, दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या और ई.मेल पताः 
पता जहां मितव्ययक स्थापित किया गया है: 
मितव्ययक की उपयुक्तता रिपोर्ट देने वाले तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी का नाम, पता , टेलीफोन नम्बर, मोबाईल संख्या 

और ई मेल पताः 
ड . तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी का प्रमाण - पत्र ( प्रति संलग्न): 
मैने स्वयं हरियाणा सरकार के अधिसूचना संख्या 

के अधीन यथा अपेक्षित मितव्ययक स्वामी के 
अनुरोध पर दिनांक को उपरोक्त मितव्ययक का निरीक्षण किया है और मैं , इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि 
मितव्ययक 24 मास की और अवधि अर्थात् दिनांक से तक के लिए के दाब............ पर उपयोग हेतु 
संचालन के लिए फिट है । 
मितव्ययक श्री . 

और श्री 

..बॉयलर अटैण्डेंट प्रथम श्रेणी / बॉयलर अटैण्डेट द्वितीय 
श्रेणी / बॉयलर संचालन इंजीनियर के प्रभाराधीन में है और मितव्ययक का संचालन कर रहे हैं । 


दिनांक....... 


मितव्ययक स्वामी के हस्ताक्षर 


तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के 
हस्ताक्षर 


दिनांकः 
स्थानः 


354 


HARYANA GOVT . GAZ. AUG. 16 , 2016 

(SRVN. 25 , 1938 SAKA) 


प्ररूप च ङ 


{ देखिए नियम 16 ख (1) } 


अनुमोदित तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों की सूची 


1 . 


मैसर्ज हारफोर्ड स्टीम मितव्ययक इन्सपैक्शन एण्ड इन्शोरेंस कम्पनी 
मैसर्ज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 


2 . 


3 . 


मैसर्ज आर डब्लयू 


टी 


यू 


वी 


4 . 


मैसर्ज जापान इन्सपैक्शन कम्पनी लिमिटेड 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


मैसर्ज एस जी एस कोरिया कम्पनी लिमिटेड 
मैसर्ज ब्यूरो वरटास 
मैसर्ज डेट नरसके वरटास 
मैसर्ज लायड रजिस्टर एशिया 
मैसर्ज टैक्नीशर उबेरवाच्यूंगस वरेन 
मैसर्ज वलोसी सर्टीफिकेशन ब्यूरो लिमिटेड 
मैसर्ज ए बी एस सी कंसलटिंग आईएनसीएल 
मैसर्ज मूडी इंटरनेशनल लिमिटेड 
मैसर्ज रायल एण्ड सनअलायन्स इंजीनियरिंग 
मैसर्ज इन्टरटेक टेस्टिंग सर्विसेज , जापान । ” | 


10 . 


11 . 


12. 


13. 


14. 


देवेन्द्र सिंह, 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग । 


355 


HARYANA GOVT. GAZ . AUG . 16 , 2016 

(SRVN . 25, 1938 SAKA ) 


[ Authorized English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT 

Notification 

The 9th August, 2016 
No. S.O. 26 / C.A . 5 / 1923/S . 29/2016 .- In exercise of the powers conferred by clause ( c ) of sub - section ( 1) of 
section 29 of the Boilers Act, 1923 (Central Act 5 of 1923), the Governor of Haryana hereby makes the following 
rules further to amend the Punjab Economizers Rules, 1958 , in their application to the State of Haryana, namely : 
1 . These rules may be called the Punjab Economizers (Haryana Amendment) Rules, 2016 . 
2 . In the Punjab Economizers Rules, 1958 (hereinafter called the said rules), after rule 16 , the following rules 

shall be inserted , namely : 
16A . Registration and Renewal of Economizer.- (1) The economizer owners shall have an option to 

submit applications for carrying out inspections for the purposes of registration and renewal of 
economizers to the Boiler Operation Engineers as recognized under the Boiler Operation Engineers 
Rules, 2011 or to any of the Third Party Inspection Agencies mentioned in Form FE . The Boiler 
Operation Engineer shall submit the Inspection Report as per Form DE . The Third Party Inspection 

Agency shall submit Inspection Report as per Form EE . 
( 2 ) In case of renewal of certificate, the economizer owner shall submit two copies of Inspection Report 

from Boiler Operation Engineer or Third Party Inspection Agency as the case may be within seven 
days from the date of inspection with the Haryana Boiler Inspectorate through online means. On 
receipt of Inspection Report of Boiler Operation Engineer or Third Party Inspection Agency , the 
Haryana Boiler Inspectorate shall paste one copy of Inspection Report in the Memorandum of 
Inspection Book and return one copy of Inspection Report duly acknowledged to the owner of the 
economizer through online means within seven days in case of renewal of certificate . The process of 
renewalof certificate shall be deemed to be completed after acknowledgement by the Haryana Boiler 

Inspectorate. 
(3 ) In case of registration of economizer, the economizer owner shall submit two copies of inspection 

report from Boiler Operation Engineer or Third Party Inspection Agency, as case may be , within 
seven days from the date of inspection with the Haryana Boiler Inspectorate through online means. 
The Haryana Boiler Inspectorate shall allot Economizer Registry number within ten days of the 
receipt of the requisite documents by online means and return one copy of Inspection Report duly 
acknowledged indicating the Economizer Registry Number to the owner of the economizer through 
online means within ten days. Pursuant to the acknowledgement by Haryana Boiler Inspectorate, the 
process of registration of economizer shall be deemed to have been completed after the economizer 
owner gets engraved the Economizer Registry Number on the economizer within one month of the 

date of acknowledgement. 
16B . For inspection of economizers and economizer components during manufacturing. The 

economizers and economizer component manufacturers in the State shall also have the option of 
getting economizer and its items inspected and certified from the Third Party Inspection Agencies as 

per the Indian Boiler Regulations, 1950 . 
16C . General. ( 1) In case a person purchases an old economizer, then he shall get the economizer 

registered in his name. 
( 2 ) The owner of the economizer, the Boiler Operation Engineer or Third Party Inspection Agency , as 

the case may be, shall follow the provision of the Boilers Act, 1923, rules and regulations framed 
thereunder in respect of inspection and certification of economizers and shall be liable and 
responsible for any act of omission and commission committed against the provision of said Act, 
rules and regulations, including de-registration of economizer, of Boiler Operation Engineer or Third 

Party Inspection Agency from carrying out inspection / registration work . 
( 3 ) The Economizer owner shall obtain a certificate from the duly approved erector/welder/ repairer that 

the Economizer has been installed as per the provisions of the Boilers Act, 1923 and Rules and 

Regulations made thereunder . 
( 4 ) In the said rules , after Form CE , the following forms shall be inserted , namely : 


356 


HARYANA GOVT . GAZ . AUG . 16 , 2016 

(SRVN . 25 , 1938 SAKA ) 


FORM DE 


{See rules 16A ( 1)} 

Inspection Report from Boiler Operation Engineer 
1 . Registry Number of Economiser 

(Maker Number if not registered ) 
2 . Name, Address , Telephone No., Mobile No. and e-mail address of Economiser owner: 
3 . Address where Economiser installed : 
4 . Name, Address , Telephone No., Mobile No. and e-mail address of “ Boiler Operation Engineer” reporting 

fitness of Economiser: 
5 . Certificate of " Boiler Operation Engineer" ( copy enclosed ): 
I have inspected the above economizer on 

at the request of the economizer owner as required 
under Notification No. dated ---------- ofGovernment of Haryana and I hereby certify that the economizer is 
fit to operate for use at a pressure of - 

for a further period of 24 months i.e. from --- to 
The economizer is under the charge of Shri 

----and 

Boiler 
Attendant 1st Class / Boiler Attendant 2nd Class/ Boiler Operation Engineer and is operating the economizer . 


Signature of Boiler Operation Engineer 


Signature of Economizer Owner 


Date : 


Place : 


357 


HARYANA GOVT . GAZ . AUG . 16 , 2016 

(SRVN . 25 , 1938 SAKA ) 


FORM EE 


{See rules 16A (1 )} 
Inspection Report from Third Party Inspection Agency 


1 . Registry Number of Economiser 

(Maker Number if not registered ) : 
2 . Name, Address, Telephone No., Mobile No. and e-mail address of economizer owner: 
3 . Address where Economiser installed : 
4 . Name, Address, Telephone No., Mobile No. and e-mail address of Third Party Inspection Agency reporting 

fitness of Economiser : 
5 . Certificate of Third Party Inspection Agency (copy enclosed ) : 
I have inspected the above economizer on 

at the request of the economizer owner as required 
under Notification No. dated ---------- of Government of Haryana and I hereby certify that the economizer is 
fit to operate for use at a pressure of ------ for a further period of 24 months i.e. from -----to 
The economizer is under the charge of Shri 

----and 

Boiler 
Attendant 1st Class / Boiler Attendant 2nd Class/ Boiler Operation Engineer and is operating the economizer. 


Signature of Economizer Owner 


Signature of the authorised person from 
Third Party Inspection Agency 


Date : 


Place: 


358 


HARYANA GOVT . GAZ . AUG . 16 , 2016 

(SRVN . 25, 1938 SAKA) 


FORM FE 


{See rules 16A ( 1) } 
List of the approved Third Party Inspection Agencies 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11. 
12 . 
13 . 
14 . 


The Harford Steam Boiler Inspection and Insurance Company. 
M / s Engineers India Limited . 
M /s RWTUV . 
M /s Japan Inspection Company Limited . 
M /s SGS Korea Company Limited . 
M /s Bureau Vertas. 
M / s Det Nerske Vertas . 
M / s Lloyds Register Asia . 
M /s Technischer Uberwachungs Verain . 
M /s Valosi Certification Bureau Limited . 
M / s ABSC Consulting Incl. 
M / s Moody International Limited . 
M / s Royal and Sunalliance Engineering . 
M /s Intertek Testing Services, Japan ” . 


DEVENDER SINGH , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Industries and Commerce Department. 


54491 – C.S. - H.G.P ., Chd. 


